कि मामला 


इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


दूश 
शा 


मध्यम 


सन 
. 


-- 


जयते 


- 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 290 ] 


भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 जून 2017 - आषाढ़ 7, शक 1939 


वाणिज्यिक कर विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल, दिनांक 28 जून 2017 


क्रमांक एफ ए 3 - 53 / 2016 / 1 / पांच ( 31 ) : यतः राज्य सरकार का यह आवश्यक समझती 
है कि मध्यप्रदेश वेट नियम , 2006 में निम्नलिखित संशोधन म0प्र0 राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के 
बिना तत्काल किए जाएं; 

अतएव , मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 71 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 
में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

- संशोधन 


उक्त नियमों, में - 


नियम 84 - क में , उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया 
जाए, अर्थात् : 


" ( 5 क ) प्रभावी अनुपालन को प्रोन्नत करने और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के साथ 
अनुरूपता सुनिश्चित् करने की दृष्टि से, अध्यक्ष , अपील बोर्ड, संशोधन के लिए उपलब्ध 
कराए गए आवेदन, उपाबंध, अपील के ज्ञापन तथा किसी अन्य दस्तावेज में , जिसका 
कि इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अपील बोर्ड के अधिकृत वेब 
पोर्टल पर जानकारी द्वारा संशोधन कर सकेगा । " 


___ 2. 


प्ररूप 43 के स्थान पर , निम्नलिखित प्ररूप 43 स्थापित किया जाए, अर्थात् : 


579 


580 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2017 


कोर्ट 
फीस 
स्टाम्प 


प्ररूप - 43 

( देखिये नियम 4 - च और 58 ( 1) ) 
मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के अंतर्गत द्वितीय अपील का ज्ञापन 

समक्ष मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड , भोपाल 


- 


- - 


. 


धारा 46( 2)/ 47( 3)/ 47( 5) .......... के अधीन अपील 
| भाग - अ अपीलार्थी / प्रतिवादी का विवरण 

| अपीलार्थी 


. 


. 


Wio 


( अ ) अपीलार्थी 


( ब) प्रतिवादी 


| प्रतिवादी 
पता 
मकान / प्लाट / फ्लेट क्रमांक 
गली / सड़क 
वार्ड नम्बर 
मोहल्ला / गांव 
| नगर 
तहसील 
जिला 
पिन कोड 
| टिन ( यदि पंजीयत व्यापारी हो ) 
ई - मेल 


- 


दूरभाष 


मोबाइल नम्बर 
अधिवक्ता / सी .ए. / कर सलाहकार का 
नाम 

मोबाईल नम्बर 
9 

ई - मेल 
| 10 आवेदन पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम 
| 11 हस्ताक्षरकर्ता की व्यवसाय में प्रास्थिति 
भाग - ब . . . .. 
प्रथम अपील / पुनरीक्षण का विवरण 

अपीलीय / पुनरीक्षणकर्ता 
प्राधिकारी का नाम 
पदनाम ( कृपया चिन्हित 01 

02 
क्षेत्राधिकार 
( संभाग / परिक्षेत्र ) 
| आदेश पारित दिनांक दिनांक 


- 


माह 


. 6 


| आदेश संसूचना दिनांक 
| अवधि ( यदि कोई हो ) 
प्रथम अपील / पुनरीक्षण 
प्रकरण क्रमांक 


- 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2017 


580 ( 1 ) 


8 


03 शास्ति 
06 | प्रतिभूति 
09 | पुनरीक्षण आदेश 


12 


| चलित वाहन 

जाँच शास्ति 
15 सीमा 


किस आदेश के विरुद्ध | 01 कर निर्धारण 02 व्याज 
| अपील की गई है 04 प्रशमन 

105 पंजीयन 
07 | कर की दर 

08 वस्तु का 

वर्गीकरण 
| 10 वसूली 

11 जाँच चौकी 

शास्ति 
| 13 | आगत कर रिबेट | 14 | औद्योगिक छूट 
| 16 | प्रतिदाय 

17 | अन्य 
निर्धारण / रजिस्ट्रीकर्ता ( अ) | नाम 
प्राधिकारी के आदेश का ( ब) पदनाम 
विवरण 

( स) आदेश दिनांक 
प्रथम अपील आदेश के पश्चात् देय बकाया राशि 
धारा 46 ( 6) के अधीन अपेक्षित देय राशि 
कोर्ट फीस स्टॉम्प 
भुगतान विवरण 

चालान दिनांक 
क्रमांक 


- 


11 


12 


- 


13 


| राशि रूपये में 


| सकल कुल राशि, कर, ब्याज , शास्ति और अन्य का विवरण 


विवरण 


.. 


निर्धारण | अपीलार्थी के 
प्राधिकारी द्वारा अनुसार 
यथा निर्धारित / 
आरोपित 


प्रथम अपीलीय 
प्रांधिकारी द्वारा यथा 
अभिनिर्धारित 


- 


- 


- 


| सकल कुल राशि 
( दो ) करयोग्य कुल राशि 
( तीन) करयोग क्रय मूल्य 
( चार) करयोग्य कुल राशि पर देय कर 

करयोग्य क्रय मूल्य पर देय कर 
| ( छह ) | कुल कर ( चार+ पाँच) 
( सात ) | ब्याज 
( आठ ) | शास्ति 
( नौ ) . कुल योग ( छह + सात + आठ) 

| आगत कर रिबेट 
| (ग्यारह ) | उपरोक्त आदेश के पश्चात् किया गया भुगतान 
( बारह) | कुल मांग (मांगपत्र अनुसार) 
( तेरह) | प्रथम अपील / पुनरीक्षण में चुकाई गई राशि 
| (चौदह ) | शेष बकाया राशि 
( पंद्रह ) इस अपील के लिए चुकाई गई राशि 
( सोलह ) | बकाया राशि ( चौदह -पंद्रह ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


580 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2017 


भाग - स द्वितीय अपील के आधार 

ऊपर नामित अपीलार्थी, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 46 / 47(4 ) / 47 (5) / ........ के अधीन 
ऊपर उल्लिखित प्रथम अपील / पुनरीक्षण आदेश से व्यथित होकर, यह द्वितीय अपील निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत 
कर रहा है: 
1 . अपील के तथ्यों तथा आधारों का संक्षिप्त विवरण 

(पर्याप्त स्थान न होने पर अतिरिक्त शीट संलग्न करें ।) . 


अपील का मुद्दा एवं चाही गई राहत 
(पर्याप्त स्थान न होने पर अतिरिक्त शीट संलग्न करें।) 
अपील का मुद्दा 


कोड 


चाही गई राहत 


01 
02 


03 


104 
105 
106 


, . 


भाग - द संलग्न किये गए सहपत्र 
| अनुक्र . सहपत्रों का विवरण 


- 


पेज क्रमांक 


सहपत्र 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


110 

11 
| 12 
13 
14 
15 
16 
17 
-- 18 


स्थानः ...................... 


दिनांकः 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


अपीलार्थी के हस्ताक्षर 
( अपीलार्थी या अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में ) 
लिखित में सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा 

हस्ताक्षर किए जाए ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जून 2017 


580 ( 3 ) 


घोषणा 


. . . . . ऊपर नामित अपीलार्थी, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अपील ज्ञापन में जो कथित है 
वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है . 


स्थान . . . . . . . . 


दिनांक 


__ _ अपीलार्थी के हस्ताक्षर 
( अपीलार्थी या अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में 
लिखित में सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा 

हस्ताक्षर किए जाए) । " । . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अरूण परमार, उपसचिव. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 . 


